सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

8 आश्विन, 1937 ( श०) 
संख्या 731 राँची, बुधवार 

____ 30 सितम्बर, 2 0 15 ( ई०) 


कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग 

( कृषि प्रभाग) 


अधिसूचना 
28 सितम्बर , 2 0 15 


सं0- 04 / कृ0के0यो0-85 / 2015...36 13 - कृ0 , कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्तमान 
वित्तीय वर्ष 2015-16 से नई केन्द्र प्रायोजित योजना " प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 
(PMKSY)" का सूत्रीकरण किया गया है । इस योजना के तहत् राज्य के वर्षा आश्रित कृषि प्रक्षेत्रों 
तक सिंचाई हेतु जल पहुँचाते हुए कुल सिंचित भूमि में वृद्धि किये जाने का उद्देश्य है । 

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रचारित योजना मार्गदर्शिका में जिला स्तर पर जिला 
सिंचाई परियोजना ( DIP ) तैयार करने तथा योजना कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु समिति के 
गठन का प्रावधान है । 


सदस्य 


झारखंड गजट ( असाधारण ) बुधवार 30 सितम्बर, 2 0 15 
उपरोक्त के आलोक में District Level Implementation Committee ( DLIC) का गठन निम्न 
रूपेण किया जाता है: 
| 1 उपायुक्त 

अध्यक्ष 
2 उप विकास आयुक्त - सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद 
3 वन प्रमण्डल पदाधिकारी 

सदस्य 
4 जिला कृषि पदाधिकारी 

सदस्य 
5 | जिला उद्यान पदाधिकारी 

सदस्य 
6 | जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी 

सदस्य 
7 निदेशक , जिला ग्रामीण विकास अभिकरण 

सदस्य 
| कार्यपालक अभियन्ता, जल संसाधन विभाग/ लघु सिंचाई प्रमण्डल 

सदस्य 
| 9 जिले के अग्रणी बैंक के पदाधिकारी 

सदस्य 
10 | जिले के दो प्रगतिशील कृषक ( आत्मा अन्तर्गत जिला कृषक सलाहकार 

समिति द्वारा एक वर्ष के लिए नामित ) 
जिले के अग्रणी गैर - सरकारी संस्था के प्रतिनिधि ( उपायुक्त द्वारा नामित ) सदस्य 

नामित ) 
12 | परियोजना निदेशक , आत्मा 

सदस्य 
सचिव 


सदस्य 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 
डॉ0 नितिन मदन कुलकर्णी, 

सरकार के सचिव । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 73 1-50 | 


